SHANT 


CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 श्रावण, 1940 ( श० ) 


संख्या- 788 राँची, सोमवार 


13 अगस्त , 2018 ( ई० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


संकल्प 
8 अगस्त , 2018 ई० | 


विषयः- कुख्यात उग्रवादियों/ नक्सल क्रियावादियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि की घोषणा संबंधी पूर्व 

विभागीय संकल्प संख्या 4781 दिनांक 2 सितम्बर , 2016 में संशोधन के संबंध में । 


संख्या:- 18 / आ . सु० ( 05) 03 / 2014-4533-- झारखण्ड सरकार के विभागीय संकल्प सं० - 4781, 
दिनांक 2 सितम्बर , 2016 के द्वारा कुख्यात उग्रवादियों/ नक्सल क्रियावादियों की गिरफ्तारी हेतु 
पुरस्कार राशि उद्घोषणा नीति का निर्धारण किया गया है । इस संकल्प की कंडिका 2 ( छ) (i) एवं ( ज ) 
निम्नवत है: 


2.( छ)(i) प्रत्येक मामले में 50,000 /(पचास हजार ) रूपये तक पुरस्कार की राशि पुलिस अधीक्षक, 
75, 000 /-(पचहत्तर हजार ) रूपये तक की राशि पुलिस उप -महानिरीक्षक तथा 2, 00, 000/- ( दो लाख ) 
रूपये तक पुरस्कार की राशि घोषित करने हेतु महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची 
सक्षम होंगे । 


( ज ) किसी भी समय अधिकतम 200 फरार उग्रवादी/ अपराधी की गिरफ्तारी हेतु ही पुरस्कार की 
घोषणा लागू रह सकती है । किसी भी समय अधिकतम 200 उग्रवादियों / अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 13 अगस्त , 2018 
पुरस्कार की घोषणा की सीमा के अनुपालन का दायित्व महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक , झारखण्ड 
का होगा तथा इस प्रकार पुरस्कार की घोषणा की समीक्षा आवश्यकतानुसार उनके द्वारा समय - समय पर 
की जायेगी । 


सम्यक विचारोपरान्त राज्य में उग्रवादी / नक्सली / अपराधिक गतिविधियों एवं लोकहित को ध्यान में 
रखते हुए इस संकल्प की कंडिका 2 ( छ) (i) एवं ( ज) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है । 


संशोधन के पश्चात नवीन संकल्प निम्नवत् होगाः 


विभागीय संकल्प संख्या -5904, दिनांक 23 सितम्बर , 2015 तथा संकल्प संख्या-1802 , दिनांक 
26 मार्च, 2015 द्वारा प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन में उग्रवादियों के धारित पदानुरूप पुरस्कार राशि 
उद्घोषणा हेतु राशि का निर्धारण किया गया है, जो निम्नवत् है: 


क्र० 


संगठन में स्थान 


पुरस्कार राशि ( रूपये में ) | 


1. केन्द्रीय कमिटी सचिव / पोलित ब्यूरो सदस्य/ केन्द्रीय कमिटी सदस्य (CCM) 


1, 00 , 00 , 000/ 


2. स्पेशल एरिया कमिटी सदस्य /रिजनल ब्यूरो सदस्य / CMC 


25 , 00 , 000 / 


3. | रिजनल कमिटी सदस्य 


15, 00 ,000 / 


4. जोनल कमिटी सदस्य 


10,00, 000 / 


5. सब जोनल कमिटी सदस्य 


5 ,00, 000/ 


6. कमांडर ( एरिया कमिटी/ दस्ता ) 


2,00, 000 / 


7. एल०जी०एस० दस्ता सदस्य दलम / एल०ओ०एस०/ के०के०सी०सदस्य 


1, 00, 000 / 


( क ) निम्न प्रकार के उग्रवादी/ अपराधी की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार की घोषणा होगीः 


(i) 


(ii ) 


उग्रवादी / अपराधी दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 82 एवं 83 के अन्तर्गत फरार घोषित किये 
गये हो । 
प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से संबद्ध उग्रवादी के मामले में क्रिमिनल ला अमेन्डमेंट एक्ट , 1908 
की धारा 17 के अन्तर्गत कांड दर्ज हो तथा 
उग्रवादी से भिन्न अन्य अपराधी के मामले में वह निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक 
प्रकार के अपराधों में संलिप्त हों - 
( a) फिरौती के लिए अपहरण । 
( b ) सामूहिक या अन्य जघन्य हत्या | 
( c) मार्ग लूट , डकैती या लूट/ डकैती के साथ हत्या | 
( d ) ट्रेन लूट / डकैती या लूट / डकैती के साथ हत्या | 
( e) रंगदारी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 13 अगस्त , 2018 


(f) अवैध आग्नैयास्त्र का निर्माण या उसके व्यापार में संलिप्तता | 
( g) किसी अन्य अत्यन्त सनसनीखेज कांड में संलिप्तता | 


( ख ) 


पुरस्कार राशि का आधार: 


उग्रवादी / अपराधी के विरूद्ध आपराधिक काण्डों की संख्या उनकी जघन्यता और उसके फरार रहने से 
लोक -व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर पुरस्कार राशि का निर्धारणकिया जायेगा | 
फरार उग्रवादी के मामले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन में उग्रवादी के स्थान और उसकी गिरफ्तारी की 
स्थिति में संगठन को पहुंचाने वाले आघात के आधार पर पुरस्कार राशि का निर्धारण किया जायेगा | 
तत्संबंधी निष्कर्ष विशेष शाखा / केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो तथा स्थानीय पुलिस के प्रतिवेदनों पर 
आधारित होगा । 


( ग) पुरस्कार राशि की सीमा : 


फरार उग्रवादियों के लिए पुरस्कार की राशि कंडिका (छ) के अनुरूप होगी । अन्य फरार अभियुक्तों की 
गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की अधिकतम सीमा 2, 50,000 /-( दो लाख पचास हजार ) रूपयेहोगी । राशि 
बजट शीर्ष " 2055 - पुलिस-109 -जिला पुलिस - 97 - प्रतिबंधित / कुख्यात अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी पर 
घोषित पुरस्कार - 01 - वेतन एवं भत्ते - 06 - पुरस्कार के अन्तर्गत विकलनीय होगी | 


पुरस्कार की घोषणा की वैधता की अवधि : 


किसी उग्रवादी की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार की घोषणा दो वर्षों तक वैध होगी । दो वर्षों के बाद पुनः 
पुरस्कार की घोषणा की जा सकती है | 
पुरस्कार की पात्रता: 


( च ) 


कोई भी व्यक्ति जो फरार उग्रवादी / अपराधी को गिरफ्तार करेगा या फरार अभियुक्त के संबंध में सूचना 
देकर उसकी गिरफ्तारी में सहयोग प्रदान करेगा, पुरस्कार का हकदार होगा । फरार अपराधी 
की गिरफ्तारी में एक से अधिक व्यक्तियों की सहायता मिलने से पुरस्कार की राशि पुरस्कार के 
हकदार व्यक्तियों के बीच उसी अनुपात में वितरित होगी जैसा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक 

निर्धारित करेंगे । 
( छ) फरार उग्रवादी / अपराधी की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार घोषित करने एवं पुरस्कार की राशि के निर्धारण की प्रक्रियाः 


(i) 


प्रत्येक मामले में 1,00, 000/( एक लाख ) रूपये तक पुरस्कार की राशि पुलिस अधीक्षक, 
2,00, 000 /( दो लाख) रूपये तक की राशि पुलिस उप - महानिरीक्षक तथा 5 , 00 , 000/-(पाँच लाख ) 
रूपये तक की पुरस्कार राशि घोषित करने हेतु महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक , झारखण्ड, 
राँची सक्षम होंगे । 


(ii ) 


5,00 ,000/-(पाँच लाख ) रूपये से अधिक 10,00,000 /-( दस लाख ) रूपये तक फरार 
नक्सली/ अपराधी/ आतंकवादी के मामले में पुरस्कार की राशि गृह मंत्री के अनुमोदन से घोषित 
की जा सकती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 13 अगस्त , 2018 
(iii) 10 ,00 ,000/-(दस लाख) रूपये से ऊपर की पुरस्कार की राशि की घोषणा की स्वीकृति मुख्यमंत्री 

के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी । 
विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के पदधारी जिनकी गिरफ्तारी अथवा मारे जाने की स्थिति में पुरस्कार की 
राशि निर्धारित की गई है, उनके नामों की सूची महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक , झारखण्ड द्वारा 
सरकार की स्वीकृति के लिए प्रेषित की जायेगी । 


( ज) किसी भी समय अधिकतम 400 फरार उग्रवादी / अपराधी की गिरफ्तारी हेतु ही पुरस्कार राषि की घोषणा 

लागू रह सकती है ।किसी भी समय अधिकतम 400 उग्रवादियों / अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार 
की घोषणा की सीमा के अनुपालन का दायित्व महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड का होगा 
तथा इस प्रकार पुरस्कार की घोषणा की समीक्षा आवश्यकतानुसार उनके द्वारा समय - समय पर की 
जायेगी । प्रथम बार महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड द्वारा अधिकतम 400 तक की 
सूची राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी । तदोपरांत समय- समय पर की गयी 
समीक्षा के आलोक में उत्पन्न रिक्ति के विरुद्ध सूची गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध 
करायी जायेगी जिस पर गृह विभाग द्वारा राज्य सरकार का निर्णय सात (07) दिनों के अंदर पुलिस 
मुख्यालय को संसूचित कर दिया जायेगा | 

फरार उग्रवादी/ अपराधी की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि की घोषणा के पूर्व सरकार से अनुमोदन 
प्राप्त कर लिया जाएगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एस०के० जी० रहाटे, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 788 -- 50 


